1348 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 11 , 1988 ( ASVN. 19 , 1910 SAKA) 


I PARTI 


श्रम तथा रोजगार बिभाग 


दिनांक 26/29 सितम्बर , 1988 


संख्या 10 ( 120 ) 86-5. -श्रमक र्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का केन्द्रीय अधिनियम 34 ) 
की धारा 1 की उपधारा ( 5 ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन 
से निम्मलिखित अनुसूची में उल्लिखित स्थापनाओं के वर्गों को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छः मास के बाद 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध लागू करने को इरादे का नोटिस इसके द्वारा देते हैं : 


अनुसूची 


क्रमांक 


स्थापना का वर्णन 


क्षेत्र , जहां पर स्थापना स्थित है 


1 


2 


3 


हदबस्त नं . 


1 . 


. 


राजस्व ग्राम 
ढू ढसा 

50 
पलवल 

65 , 73 , 159 
जिला फरीदाबाद में ) 


कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती बारह 
मास में किसी भी दिन दस अथवा दस से अधिक 
व्यक्ति लेकिन वीस से कम व्यक्ति मजदूरी पर 
नियोजित हों अथवा नियोजित रहे थे और जिसके 
किसी भी भाग में उत्पादन ( मैनुफैकचरिंग ) 
प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग हो रहा हो अथवा 
फैक्टरी साधारणत : शक्ति से चलाई जाती हो 
लेकिन खान अधिनियम , 1952 ( 1952 का 33 ) 
के तहत खाने अथवा रेल रनिंग शैड या कोई 
ऐसी स्थापना शामिल नहीं है जो पूर्णत : कर्मचारी 
राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) 
की धारा 2 के खण्ड 12 में उल्लिखित किसी एक 
अथवा अधिक उत्पादन प्रक्रिया में लगी हो । 


2 . 


जैसा कि ऊपर कहा गया है । 


कोई परिसर और उसकी सीमाएं जहां पूर्ववर्ती 
बारह मास में किसी भी दिन बीस अथवा बीस से 
अधिक व्यक्ति मजदूरी पर नियोजित रहे हो अथवा 
नियोजित रहे थे और जिसके किसी भी भाग में 
उत्पादन प्रक्रिया में शक्ति का प्रयोग नहीं होता 
है अथवा फैक्टरी साधारणत : बिना शक्ति की 
सहायता से चलाई जाती है लेकिन खान अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 35 ) के तहत खाने अथवा 
रेलवे रनिंग शैड या कोई ऐसी स्थापना शामिल 
नहीं है जो पूर्णत : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 2 के खण्ड 
12 में उल्लिखित किसी एक अथवा अधिक उत्पादन 
प्रक्रिया में लगी हो । 


-- 


1349 


PART I]] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 11, 1988 (ASVN . 19 , 1910 SAKA ) 


क्रमांक 


स्थापना का वर्णन 


क्षेत्र , जहां पर स्थापना स्थित है 


1 


2 


3 


जैसा कि ऊपर कहा गया है । 


3 . 


निम्नलिखित स्थापनाएं जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास 
में किसी भी दिन बीस - अथवा बीस से अधिक 

पर नियोजित रहे हों अथवा 
नियोजित रहे ये : 


व्यक्ति मजदूरी 


. 


1 . 


सिनेमा और पूर्वदर्शन थियेटर । 


2. होटल और रेस्तरां । 


3. दुकानें । 
4. सड़क मोटर परिवहन स्थापनायें । 

श्रमजीवी पत्रकार ( सेवा की शर्ते और विविध 
उपबन्ध अधिनियम , 1955 ) ( 1956 का 45 ) 
की धारा 2 ( घ ) में यथा परिभाषित समा 
चार - पत्र स्थापनायें । 


मीनाक्षी मानन्द चौधरी , 


प्रायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT 


The 30th September , 1988 


No. 12 (31) 82-2Lab . - In exercise of the powers conferred by sub - section (3) of section 4 of 
the Punjab Labour Welfare Fund Act , 1965, the Governor of Haryana hereby nominates the follow 
ing members including the Chairman to the Haryana Labour Welfare Board established , -- vide Haryana 
Labour Department , Notification No. 12 (31) 82-2 Lab ., dated the 14th May , 1987 , namely : - 


INDEPENDENT MEMBERS 


1. State Labour Minister, Haryana 


Chairman 


2. Commissioner and Secretary to Government, Haryana , 

pour and Employment Department 


Member 


- 


3. Director of Industries, Haryana 


Member 


4. Labour Commissioner , Haryana 


Member- Secretary . 


। 


REPRESENTATIVES OF EMPLOYERS 
1. Shri Kamlesh Kumar, son of Lakh Ram , Bharat Dairy Udyog, Ward No. 6 , Ferozepur 

Jhirka, district Gurgaon. 
2. Shri Laxmi Narain , son of Shri Singh Ram , Shanti Rice Mill, Model Town , Pehowa , 

(Kurukshetra ). 


1350 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT. 11 , 1988 (ASVN . 19 , 1910 SAKA ) 


[ PARTI 


3. Shri I. P.Chugh, Factory Manager , Atlas Cycle Industry, Sonepat . 
4. Shri R. C. Batra , GPM , M /s. JMA, Industries Ltd., Faridabad , 

EMPLOYEES REPRESENTATIVES 
1. Shri Gurwant Singh , President , Haryana Milk Food Employees 

( Kurukshetra ). 


Union. Pehowa , 


2. Shri Raghbir Singh , General Secretary, AITUC , Bhagat Singh Smark , Assand Road , 

Panipat . 
3. Shri A. Bajpai, General Secretary, Lok Mazdoor Sangathan , 2227, Sector 3 , Tigaon Road , 

Ballabgarh (Faridabad ) , 


4. Shri Inder Sain Bansal , Bhartiya Mazdoor Sangh . Haryana , Yamuna Nagar ( Ambala ) 

The term of office of the members of the Board will be for a period of three years commencing 
on the date on which this notification is published in the official Gazette . 


MEENAXI ANAND CHAUDHRY , 


Commissioner & Secretary to Government, Haryana , 

Labour & Employment Department . 
श्रम तथा रोजगार विभाग 


दिनांक 30 सितम्बर , 1988 


सं ० 12 ( 31 ) 82-2श्रम. --- पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम , 1965 की धारा 4 की ए उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा हरियाणा श्रम विभाग अधिसूचना सं ० 12/ 31 / 
82-2 - श्रम दिनांक 

14 मई, 

1987 द्वारा स्थापित श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सहित निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट 
करते हैं : 

स्वतंत्र सदस्य 


1 . 


अध्यक्ष 


सदस्य 


सदस्य 


राज्य श्रम मंत्री, हरियाणा 
2. प्रायुक्त एवं सचिव , हरियाणा सरकार 

श्रम तथा रोजगार विभग 
3. निदेशक , उद्योग विभग, हरियाणा 

सदस्य - सचिव 
श्रम आयुक्त , हरियाणा 

नियोक्तानों के प्रतिनिधि 
1 , श्री कमलेश कुमार पुत्र श्री लेखा राय भारत डेरी उद्योग बाड नं ० 6, फिरोजपुर झिरका ( गुडगांव ) । 
2. श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री सिंध राम शान्ती राईस मिल , माडल टाउन , पेहवा , जिला कुरुक्षेत्र । 

श्री आई ० डी ० चग, फंकटरी मैनेजर , एटलस साईक्ल इण्डस्ट्री , सोनीपत । 
श्री आर ० सी ० बतरा , जी ० पी ० एम ० मैसर्ज जे ० एम ० ए ० इण्डस्ट्रीज लि ०, फरीदाबाद । 

कर्मचारियों के प्रतिनिधि 
1. श्रीगुरवन्त सिंह, प्रेजीडेन्ट , हरियाणा मिल्क फूड इम्पलाईज यूनियन , पेहवा ( कुरुक्षेत्र ) । 

2. श्री रघबीर सिंह, महा सचिव , हरियाणा राज्य समिति अखिल भारतील श्रमिक कांग्रेस ( ए. आई. टी. यू . सी .) 
भगत सिह स्मारक , असन्ध रोड । 

श्री ए ० वाज गाय, जनरल सैक्टरो , लौक मजदूर संगठन , 2227, सैक्टर-3, तिगांव रोड, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद ) । 
4. श्री इन्द्र सैन बंसल , भारतीय मजदूर संघ , हरियाणा , यमुनानगर ( अम्बाला ) बोर्ड के सदस्यों की पदावधि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तिथि प्रारम्भ हो कर तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी । 


3 . 


4 . 


मीनाक्षी प्रानन्द चौधरी, 


पायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


